निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 111 ) 


19 माघ 1934 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 8 फरवरी 2013 


वित्त विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

7 फरवरी 2013 
सं० को0प्र0 / स्था0 - 50 / 2012 -1279 - डॉ० कामेश्वर ओझा, बिहार वित्त सेवा, सम्प्रति सहायक 
बजट नियंत्रक , वित्त विभाग को बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000 यथा संशोधित नियमावली 2012 
की कंडिका 9 के आलोक में बिहार लेखा सेवा नियमावली के लागू होने की तिथि 28 . 03 . 2000 से 
बिहार लेखा सेवा संवर्ग में सम्मिलित किया जाता है । बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000 की कंडिका 
10 के आलोक में श्री ओझा की प्रोन्नति हेतु वरीयता तथा सेवांत लाभ की गणना हेतु सेवा की तिथि 
बिहार वित्त सेवा में उनकी नियुक्ति की तिथि 28 . 06. 1996 निर्धारित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रामेश्वर सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 111 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


